PART I 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 17, 1986 (JYST . 27, 1908 SAKA) 


1673 


राजस्व विभाग 
युद्ध जागीर 


1970 


तथा 


. 


दिनांक 5 जून , 1986 
क्रमांक 554-ज ( 2)-36/17489.-- श्री मौजी राम, पुत्र श्री चुनीलाल , गांव जैसीर खेडी, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक, 
की दिनांक 5 फरवरी, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2(ए ) (1) तथा 3 ( 1)(९) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मौजी राम को मुब्लिग 300 रुपये 
वार्षिक की जागीर, जो उसे पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7392-जे-एन-(III).66/ 16069, दिनांक 7 जुलाई, 
1966, अधिसूचना क्रमांक 504 1- बार- II - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 

1789-ज -1-79/ 
44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 , द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती नाहन्टी देवी के नाम खरीफ , 
1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर मे, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 55 3-ज ( 2)-86/17493 --श्री साही राम, पुत्र श्री हरफूल राम, गांव वलियाना, तहसील व जिला रोहतक, की 
दिनांक 1 दिसम्बर, 1985, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2(ए)(1ए ) तथा 3( 1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री साही राम की मुब्लिग 300 रुपये 
वार्षिक की जागीर, जो उरो हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 22 74-ज - 2-72/ 246 31 , दिनांक 1 जुलाई , 1972, 
तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-1-1-79/ 448-50, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979, धारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा 
श्रीमतो भरतो के नाम खरीफ , 1986 से 301) सो पार्षिक की दर से. सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत प्रदान करते है । 

दिनांक 10 जून , 1986 
क्रमांक 520- ज- 2-86/ 17774 -- पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है) की धारा (ए) ( 1ए ) तथा ( 1ए) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती धनकौर, विधवा श्री प्यारे लाल, गांव सुनारी कलां , तहसील व 
जिला रोहतक, को रबी , 1969 से रबी 1970 तक 100 रुपए वार्षिक, खरीफ , 1970 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये 
वार्षिक तथा रवी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते 


- 


. 


+ 


क्रमांक 583-ज-( I) -86/17778.---पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में प्रानाया गया है और उम में ; आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2( ए )(1 ए ) तथा 3( 1ए) के अनुसार सोपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमती भरतो देबी, विधवा श्री पिरथी सिंह , गांव गुमड़ , तहसील 
गन्नौर, जिला सोनीपत , को रबी , 1972 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक 
कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


सोम नाथ , 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT 

The 6th June, 1986 
No. P.S. Election-82/355.--In pursu.ence of the provisions of sub-section ( 3) (i) of Section 5 of . 
the Punjab Panchayat Smitis Act , 1961 ( Punjab Act No. 3 of 1961), it is her by n tificd that the follow 
ing persons have been nominated is a Prim : ry Meinbers of Panchayat Samiti , Simpla , District Rihtak , 
against the vacancies Ciused duc to reconstitution of Panchayat Samiti of re-delimitod block Sampla : 
S. No. Name of Eligible 

Name of Village /Gram 

Panchayat. 
1 . Shri Harke Ram s/ o Jasa Ram, Panch . 

Kehrawar . 
2 . Shri Khem Chand s/ o Puran Mal, Sarpanch. 

Datour . 
3 Shri Dharamvir s/o Bharat Singh, Sarpanch, 

Mor Kheri. 
4 . Shri Risal Singh s/ o Jage Ram, Panch . 

Bhansru Kalan 
5 . Shri Toka s/o Shri Chand alias Shisha 

Chandra. 
(Scheduled Caste ). 

S. K. SHARMA, 
Commissioner and Secretary to Govarnment, Haryana , 

Development and Panchayats Department. 


